रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


. REGD. NO. D. L.- 33004 /99 


ससमव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड1 . 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 9 , 2007 / फाल्गुन 18 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928 


सं . 64 ] 
No. 64 ] 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
. अधिसूचना . 

. 
। नई दिल्ली , 7 फरवरी , 2007 
दिनांक 18 जनवरी , 2007 को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग I , खण्ड 1 

में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14 के लिए परिशिष्ट 
- सं. 16 - 70 / 2004- डी. डी . III . - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर , 
अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम , 1995 ( 1996 का 1 ) की धारा 32 के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 8 फरवरी , 2005 
को अपर सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था । अनुबंध-I के रूप में यथा 
उल्लिखित आदेश की प्रति इसके साथ प्रकाशित की जा रही है। इसे 18 जनवरी , 2007 को प्रकाशित अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए । 

आशीष कुमार, उप महानिदेशक 

__ अनुबंध-I 
. . . आदेश 

नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2005 
- निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम , 1995 की धारा 32 में यह निर्धारित है कि 
उपयुक्त सरकार : 

( क ) स्थापनाओंमें पदों की पहचान करेगी जिसे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है; 
( ख ) आवधिक अंतरालों पर जो तीन वर्ष से अधिक न हों, पहचान किए गए पदों की समीक्षा करेगी और प्रौद्योगिकी में विकास 

को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करेगी । 
2. अधिनियम की धास 32 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 1986 में पहचान की गई पदों की समीक्षा 
की थी तथा भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापनाओं में विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सभी 
समूहों में पहचान किए गए पदों की संशोधित सूची जून , 2001 में अधिसूचित की गई थी । 

3. चूंकि , प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पहचान की गई पदों की समीक्षा के लिए अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है । इसलिए भारत 
सरकार एतद्द्वारा इस आदेश के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों से युक्त इसके मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले समूह क , ख , ग तथा घ पदों में पहचान/ समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का 
गठन करती है । नामतः :-- 
(1 ) अपर सचिव , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

. . - अध्यक्ष 
791 GI / 2007 


. 


. 


[ PART I - SEC . 1 ] 
- - - - --- .. . -. --:-: : 


-:": . 


.. - - . . 


. 


- -- 


। 





.. ..... सदस्य 


सदस्य 


। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
( 2 ) भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों /विभागों से प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव 

के नीचे के रैंक का न हो 
( क ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली 
( ख ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ,निर्माण भवन , नई दिल्ली 

- -- सदस्य 
( ग ) लोक उद्यम विभाग 

– सदस्य 
( घ ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ( विकलांगता प्रभाग ) 

सदस्य 
(3 ) संबंधित मंत्रालय/विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का न हो , जिससे -- सदस्य 

संबंधित नौकरियों की पहचान और संबंधित मामलों की समीक्षा की जानी है 
( 4 ) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक , श्रम शक्ति भवन , नई दिल्ली 

-- सदस्य 
। ( 5 ) विकलांगता पर राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि 
( क ) निदेशक , राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान , 116 , राजपुर रोड , देहरादून 

- सदस्य 
( ख ) निदेशक , अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान , के . सी मार्ग , 

– सदस्य 
बांद्रा रिक्लेमेशन ( पश्चिम ) , मुम्बई 
( ग ) निदेशक , पं. दीनदयाल राष्ट्रीय विकलांग जनसंस्थान , 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग - सदस्य - सचिव 

नई दिल्ली 
( 6 ) विकलांगता संबंधी शीर्ष गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि 
( क ) मेजर एच. पी. एस. अहलुवालिया ( सेवानिवृत्त ) भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र , 

सेक्टर - सी , बसंत कुंज, नई दिल्ली , चलन विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले 
( ख ) डॉ. ब्रदर जार्ज, मौन्ट फोर्ड शिक्षा केन्द्र , दनकरारे , तुरा , मेघालय, श्रवण विकलांगता - सदस्य 

का प्रतिनिधित्व करने वाले 
( ग ) श्री दीपेन्द्र मीनोचा , प्रबंधक , प्रौद्योगिकी केन्द्र , राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संघ , स्पेक्टर - 5 , - - सदस्य 

आर. के. पुरम , नई दिल्ली , दृष्टिबाधितार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले 
4. यह समिति सदस्यों का सह -विकल्प कर सकती है । 

5. नियमानुसार और गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा - भत्ता दैनिक भत्ता का भुगतान पं. दीनदयाल विकलांग जनसंस्थान, नई दिल्ली 
द्वारा किया जाएगा । 
6. यह समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी । 

जयति चंद्रा , संयुक्त सचिव 


-- सदस्य 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th February, 2007 
Addendum to Notification No. 14 Published in theGazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1, 

Dated the 18th January , 2007 
No. 16 - 70 / 2004 -DD III.- - Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India in pursuance of the 
provisions of Section 32 of Persons with Disabilities ( Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation ) Act, 
1995 (1 of 1996 ), had constituted an Expert Committee on the 8th February , 2005 under the Chairmanship of Additional 
Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, copy of the Order mentioned as Annexure -I is being publshed 
herewith. This may be read along with the Notification published on January 18, 2007 . 

ASHISHI KUMAR , Dy . Director General 


ANNEXUREI 
ORDER 

New Delhi, the 8th February , 2005 
Section 32 of the Persons with Disabilities ( Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation ) 
Act, 1995 stipulates Appropriate Governments shall : 
(a ) identify posts , in the establishments , which can be reserved for the persons with disability ; 
(b ) at periodical intervals, not exceeding three years , review the list of posts identified and up-date the list 

taking into consideration the developments in technology , 


[ ATTI — Que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण । 


. 


2 . In pursuance to Section 32 ofthe Act, an Expert Committee constituted by the Government had reviewed the 
identification of posts done in 1986 and a revised list of identified posts in all Groups in the establishments of 
Government of India and Public Sector Undertakings had been notified as suitable for persons with different disabilities 
in June , 2001. 

. 3 . Since the Section 32 of the Act provides for review of the list of identified posts after every three years. 
Government of India hereby constitutes , with effect from the date of issue of this order, the Expert Committee to 
identify / review the posts in Group A , B , C and D to be reserved for the Persons with Disabilities in its Ministries/ 
Departments and Public Sector Undertakings consisting of the followingmembers , namely :-- 
(1) Additional Secretary , 

--- Chairman 
Ministry of Social Justice and Empowerment. 
(2) Representatives , notbelow the rank of Joint Secretary from the following - Member 
Ministries/Departments ofGovernment of India : 

(a) Department of Personnel and Training North Block, New Delhi - - Member , . 
(b) Ministry of Health and Family Welfare Nirman Bhavan , New Delhi - Member 
(c) Department of Public Enterprises 

- Member 
(d ) Ministry of Social Justice and Empowerment (Disability Division ) - Member 
(3) Representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry / Department 

concerned in respect of which Identification of jobs and related matters are to be -- Member s 

reviewed 
(4 ) DirectorGeneral of Employmentand Training Shram Shakti Bhavan , New Delhi --- Member 
(5 ) Representatives of National Institutes on Disability 
(a) Director , National Institute for the Visually Handicapped , 116 , Rajpur Road , ---Member 

Dehradun 
(b) Director, Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, --- Member 

K .G .Marg, Bandra Reclamation (West),Mumbai 
(c) Director, Pt. Deen Dayal National Institute for the Physically 

– Member - Secretary 
Handicapped , 4, Vishnu Digambar Marg, New Delhi 
O Representatives of Apex non-Governmental Organisations for the Disabilities 
(a) Major H .P.S. Ahluwalia (Retd .) Indian Spinal Injury Centre, Sector- C, - - Member 

VasantKunj, New Delhi, Representirg the Locomotor disability . . 
(b ) Dr. Brother George, MontFord Centre for Education , Danakgre, Tura , - Member 

Meghalaya - 79401, Representing hearing impairment 
(c) Shri Dipendera Minocha ,Manager , Technology Centre, 

-- Member 
National Association for the Blind , Sector-5, R . K . Puram , New Delhi 

Representing visually impaired 
4. The Committeemay co -opt.members . 

5 . TA /DA to the non -officialMembers will be paid as per rules by the Pt. Deen Dayal Upadhyaya Institute for the 
Physically Handicapped , New Delhi. 
6 . The Committee will submit its report to the Government at the earliest. . 

Smt. JAYATI CHANDRA , Jt. Secy . 


. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


